सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 424 राँची , सोमवार , 


7 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

29 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
26 अगस्त , 2022 


पत्रांक - परि.वि . ( स.सु. ) 57/2021/374 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार 
द्वारा उनके पत्रांक RT - 25035 / 27 / 2021 - RS ( 195777 ) दिनांक- 03.10.2021 द्वारा मोटरवाहन जनित 
सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के जीवनरक्षार्थ सहायता प्रदान करने तथा दुर्घटना के 
प्रारम्भिक प्रहरों , यथा सुनहरा घंटा ( Golden Hour ) में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त 
अस्पताल ले जाने में सहायता करने वाले नेक व्यक्ति ( Good Samaritan ) को प्रोत्साहित करने हेतु 
नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू की गयी है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 29 अगस्त , 2022 


2. तदालोक में उक्त योजना को इस राज्य में समरूप अंगीकृत किया जाता है । 

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

श्री कमल किशोर सोन , 
सचिव - सह- परिवहन आयुक्त , 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 42450 


